निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 226 ) 


29 वैशाख 1933 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 19 मई 2011 


स्वास्थ्य विभाग 


स्वास्थ्य कार्यक्रम 
___ 19 मई 2011 

संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम 
सं0 भा०चि0के0प0निर्वाचन - 03 / 07 - 17 — माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा रिट पेटिशन 
( सिविल ) सं0 33 / 09 के0बी0 नागर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश दिनांक 13 मई 2011 के आलोक 
में बिहार राज्य में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया 30 अगस्त 2011 तक सम्पन्न 
कराना है । 

__ बिहार गजट में दिनांक 10 मई 2011 के अंक में निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हुआ है के आलोक में पूर्व 
निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम में निम्नवत संशोधन किया जाता है : 

(1) नामांकन ( नाम निर्देशन ) की तिथि – 16 जून 2011 से 20 जून 2011 तक अपराह्न 05. 00 बजे तक । 
( 2 ) नामांकन पत्र ( नाम निर्देशन पत्र ) की जाँच ( संवीक्षा ) – 21 जून 2011 
( 3) नामांकन वापस लेने की तिथि - 22 जून 2011 से 25 जून 2011 
(4 ) मतपत्र प्रेषण की तिथि – 11 जुलाई 2011 से 25 जुलाई 2011 तक 
( 5) मतदान ( मतपत्र प्राप्ति ) की तिथि - 26 जुलाई 2011 से 25 अगस्त 2011 अपराह्न 05.00 बजे तक 

(6 ) मतगणना की तिथि - 26 अगस्त 2011 पूर्वाह्न 10 बजे से मतगणना समाप्त होने तक । 
नोट: — बिहार राज्य में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के सदस्यों का निर्वाचन कार्य उपर्युक्त 
कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न होगा । 

आदेश से , 

प्रवीण कुमार, 
उप - सचिव - सह -निर्वाचन अधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 226- 571 +25- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


